निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण 1933 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 7 दिसम्बर 2011 


( सं० पटना 741 ) 


सं0सं0 GPF- 01 - 414/ 11- 11004 -वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

7 दिसम्बर 2011 
विषयः - राज्यकर्मियों के भविष्य निधि लेखा को अभियान के तौर पर अद्यतन करने के निमित संयुक्त 

आयुक्त , लेखा प्रशासन , भविष्य निधि निदेशालय तथा सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी के 
कार्यालयों को सुदृढ़ करने के संबंध में । 

1 . संयुक्त आयुक्त , लेखा प्रशासन , भविष्य निधि निदेशालय के अतिरिक्त राज्य में कुल 27 
जिला भविष्य निधि पदाधिकारी का कार्यालय है । 

2. सभी राज्यकर्मियों के भविष्य निधि लेखा तथा नई अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित 
कार्यों को 31 .03 . 2012 तक अद्यतन कर लेने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु 168 
अतिरिक्त लिपिकों तथा 60 अतिरिक्त चतुर्थवर्गीय कर्मियों की आवश्यकता है ( परिशिष्ट - 1) । 

3. संयुक्त आयुक्त , लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय तथा सभी जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी के कार्यालयों में समेकित रूप से लिपिकों का स्वीकृत बल 302 है जिसके विरूद्ध कार्यरत 
बल 179 है । इस प्रकार लिपिकों के कुल 123 पद रिक्त हैं । उन रिक्त पदों में से 6 पदों पर 
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है । इस प्रकार लिपिकों के कुल 117 पद 
शुद्ध रूप से रिक्त हैं । 

4. संयुक्त आयुक्त , लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय तथा जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी के कार्यालयों हेतु चतुर्थवर्गीय कर्मियों का स्वीकृत बल शून्य है । 

5 . अतः ( क ) कुल 168 लिपिकों की आवश्यकता के विरूद्ध लिपिकों का 117 + 6 = 123 
स्वीकृत पद रिक्त है । इस प्रकार 45 अतिरिक्त लिपिकों के स्थायी पदों की आवश्यकता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 दिसम्बर 2011 
( ख ) राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग , पटना में लिपिक संवर्ग का 

67 है , जिसकी आवश्यकता उक्त कार्यालय में नहीं है । अतः राजकीय लेखन सामग्री 
भंडार एवं प्रकाशन , गुलजारबाग में लिपिक संवर्ग के सभी स्वीकृत पदों को प्रत्यार्पित करते हुए संयुक्त 
आयुक्त , लेखा प्रशासन , भविष्य निधि निदेशालय तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों के कार्यालयों हेतु 
45 लिपिकों ( वेतनमान पी०बी० - 1 + 1900 में ) के पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया है। साथ 
ही राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन , गुलजारबाग , पटना में लिपिकों के स्वीकृत बल के 
विरूद्ध कार्यरत 24 लिपिकों को उपर अंकित कार्यालयों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है । 
संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय के कार्यालय में 8 लिपिक जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी पटना के कार्यालय में 11 तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी सीतामढ़ी के कार्यालय में 5 
लिपिक / भविष्य निधि कार्यालयों में 168 अतिरिक्त लिपिकों की आवश्यकता के विरूद्ध इस प्रकार 6 
लिपिक अनुकम्पा पर नियुक्त होंगे तथा शेष 24 लिपिक राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन 
कार्यालय से प्राप्त होंगे । शेष 138 लिपिकों के पदों के विरूद्ध ( कुल 45 स्थायी लिपिकों का पद 
सृजित करने के पश्चात ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2804 , दिनांक 29 . 
03 . 2010 के आलोक में संविदा के आधार पर सेवा-निवृत लिपिकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया 
जाता है , जिस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है । 

( ग ) संयुक्त आयुक्त , लेखा प्रशासन , भविष्य निधि निदेशालय तथा राज्य के सभी जिला भविष्य 
निधि पदाधिकारी के कार्यालयों में कुल 60 चतुर्थवर्गीय कर्मियों की आवश्यकता है । राजकीय लेखन 
सामग्री भंडार एवं प्रकाशन गुलजारबाग , पटना में चतुर्थवर्गीय कर्मियों का स्वीकृत बल (प्रेस मजदूर / केश 
कुली सहित ) 40 + 59 = 99 है जिसकी आवश्यकता उक्त कार्यालय में नहीं है । अतः राजकीय लेखन 
सामग्री भंडार एवं प्रकाशन गुलजारबाग , पटना के कार्यालय हेतु चतुर्थवर्गीय कर्मियों के सभी स्वीकृत बल 
को ( प्रेस मजदूर तथा केश कुली सहित ) प्रत्यार्पित किया जायेगा तथा संयुक्त आयुक्त , लेखा प्रशासन , 
भविष्य निधि निदेशालय तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों के कार्यालयों हेतु कुल चतुर्थवर्गीय कर्मी 
का 60 पद ( वेतनमान पी०बी० - 1 + 1800 में ) सृजित करते हुए राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं 
प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना के कार्यालय में कार्यरत 47 चतुर्थवर्गीय कर्मियों को संयुक्त आयुक्त , लेखा 
प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी के कार्यालयों में परिशिष्ट- 2 के 
अनुसार समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह भी स्पष्ट करना है कि तत्काल मात्र इन 
47 चतुर्थवर्गीय कर्मियों से ही कार्य लेने तथा शेष चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति ( संविदा के आधार 
पर ) नहीं करने का निर्णय लिया गया है । 

आदेश से, 
मिहिर कुमार सिंह , 

सचिव ( व्यय )। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 दिसम्बर 2011 

परिशिष्ट - 1 
भविष्य निधि कार्यालयों हेतु अतिरिक्त लिपिकों/ अनुसेवकों की आवश्यकता संबंधी विवरण 


आदेशपालों की आवश्यकता 


क्र० सं० जि .भ.नि . का . का । कुल अंशदाताओं की कुल पदस्थापित लिपिकों की 
नाम संख्या 

संख्या 


अतिरिक्त लिपिकों की 
आवश्यकता (1000 लेखा पर 

1 लिपिक) 


सीवान 


10940 


2 


सीतामढ़ी 


10036 


3 


नवादा 


5593 


4 


बेगुसराय 


8700 


5 


गोपालगंज 


6644 


6 


15210 


मुजफ्फरपुर 
बेतिया 


9530 


8 


सासाराम 


14770 


9 


28529 


निदेशालय 
मधुबनी 


12664 


दरभंगा 


10496 


12 


छपरा 


8320 


पूर्णियाँ 


14401 


मुंगेर 


14925 


13578 


15 सहरसा 
16 मोतिहारी 


14146 


17 


औरंगाबाद 


6446 


18 


समस्तीपुर 


11170 


19 


नालन्दा 


9768 


20 


भागलपुर 


17881 


21 


कटिहार 


6344 


22 मधेपुरा 


4264 


23 


पटना 


26710 


24 हाजीपुर 


8050 


25 


जहानाबाद 


5201 


26 


खगड़िया 


5588 


A 


27 


भोजपुर 


16275 


28 


गया 


16058 


332237 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 दिसम्बर 2011 

परिशिष्ट - 2 
भविष्य निधि कार्यालयों हेतु अनुसेवकों के समायोजन संबंधी विवरण 


क्र०सं० 


जि . भ.नि . का . का नाम 


राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना में कार्यरत 47 
चतुर्थवर्गीय कर्मियों को संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासन एवं जिला भविष्य निधि 

पदाधिकारियों के कार्यालयों में समायोजित किये जाने की विवरणी 


1 


संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन 


सीवान 


3 


सीतामढ़ी 


4 


नवादा 


| बेगुसराय 


गोपालगंज 


मुजफ्फरपुर 


8 


बेतिया 


सासाराम 


10 


मधुबनी 


दरभंगा 


छपरा 


13 


पूर्णियाँ 


मुंगेर 


15 


सहरसा 


16 


मोतिहारी 


औरंगाबाद 


18 


समस्तीपुर 


नालन्दा 


भागलपुर 


| कटिहार 


मधेपुरा 


पटना 


हाजीपुर 


जहानाबाद 


26 


खगड़िया 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 दिसम्बर 2011 


_ 27 


भोजपुर 


___ 28 


गया 


कुल 


आदेश से, 
मिहिर कुमार सिंह , 

सचिव (व्यय )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 741 -571 + 100-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


